रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


+ 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (11 ) 
PART II - - Section 3 - Sub - section (ii ) . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


.. . . . . 


सं . 367 ] 
No. 367] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 24, 1999 / आषाढ़ 3, 1921 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24 , 1999/ASADHA 3, 1921 


- - 


- - - -- - - - -- 


श्रम मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 जून , 1999 


क 


का . आ . 483( अ ). - केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम , 1978 के 
नियम ३ के उप नियम ( 2 ), नियम 14 के उपनियम ( 1 ) ( क ) और नियम 16 के साथ सपठित लौह अयस 
खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ( 1976 का 61 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रशासन के उत्पन्न 
होने वाले मामलों के संबंध में जिसके अंतर्गत लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के लागू होने से संबंधित 
मामले भी हैं , गोआ राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन करती है और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त समिति में नियुक्त करती है अर्थात् : 


अध्यक्ष 


1. श्रम मंत्री, 

गोआ सरकार, पणजी 


उपाध्यक्ष ( पदेम ) 


2. कल्याण आयुक्त, 

नागपुर 
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 


सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य ( पदेन ) 


4. निदेशक , खान सुरक्षा, 

खान सुरक्षा निदेशालय, गोआ रीजन, 

मारगो, गोआ 
5. श्री पांडुरंग भटाला, 

एम . एल. ए. मीनकुरेम , बिचोलिम , 
गोआ 


सदस्य विधान सभा 


1874 G199 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii)] 


6. श्री वी . वी . डेम्पो 
मैसर्स डेम्पो कम्पनी समूह 
केम्पाल , पणजी - गोआ 


7. श्री शिषानन्द सलगांवकर 

मैसर्स वी. एम . सलगांवकर एण्ड ब्रदर्स 
वास्कोडिगामा , गोआ 


नियोजक के प्रतिनिधि 


8. श्री विजय चौगुले 

मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी लिमिटेड 
चौगुले हाउस, मोरमुणओं - गोआ 


9. श्री क्रिस्टोफर फोमसिका, 

( ए आई टी यू सी ) , 
सचिव, गोआ माइनिंग लेबर 
वेल्फेयर यूनियन , 
वेल्होस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 
पणजी 


कर्मकारों के प्रतिनिधि 


10. श्री पी. गोओंकर पी . एम. एस . 

महासचिव , 
गोमान्सक मजदूर संघ 
" कामाक्षी कृपा ", खादपाबंध 
पोंडा - गोआ 


11. श्री सीताराम मंदारकर ( सी आई टी यू ) 

सचिष, 
आल गोआ जनरल इम्पलाईस यूनियन 
पोस्ट बाक्स सं. १०, 
वास्कोडिगामा , गोआ 


महिला प्रतिनिधि 


12. श्रीमती विक्टोरिया फांडिस 

सदस्य विधान सभा 
बोंदर, सेंट क्रूज, 
इलहास , गोआ 


सचिव 


13. सहायक कल्याण आयुक्त 

श्रम कल्याण संगठन 
गोआ 


2 . सलाहकार समिति का मुख्यालय पणजी में होगा 


3. सदस्यों का कार्यकाल (पदेन सदस्यों से भिन्न ) तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा । 


[ सं . यू. - 19012/ 02/ 96 - डब्ल्यू - II( सी ) ] 
एस. के. दास, महानिदेशक ( श्रम कल्याण )/ संयुक्त सचिव 


[ 477 II - Uus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th June , 1999 


S . O . 483(E ), -- In exercise of the powers conferred by section 5 of the Iron Ore 
Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 
(61 of 1976 ) read with sub -rule (2 ) of rule 3 , sub -rule ( 1) (a ) of rule 14 and rule 16 of the 
Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines & Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund 
Rules, 1978 , the Central Government hereby constitutes the Advisory Committee and 
appoints the following persons to the said Committee for the State of Goa to advise the 
Central Government on the matters arising out of the administration of the aforesaid Act 
including matters relating to the application of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines 
and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund with effect from the date of publication 
of this notification in the Official Gazette namely : - 


Chairman 


Labour Minister, 
Government ofGoa , 
Panaji . 


Welfare Commissioner, 
Nagpur. 


Vice -Chairman 
( ex -officio ) 


11 


Regional Labour Commissioner, 
(Central ) 
Mumbai. 


Member, 
( ex -officio ) 


Director, 


Member, 
( ex - officio ) 


Mines Safety , 
Directorate of Mines Safety , 
Goa Region , Margao , 
Goa . 
Shri Pandurang Bhatala , 
M . L . A . 
Menkurem , Bicholim , 
Goa . 


Member 
of the 
Legislative 
Assembly 


Shri V . V .Dempo, 
M /s .Dempo Group of Companies, 
Campal , 
Panaji - Goa . 


Shri Shivanand Salgaonkar , 
M /s. V . M .Salgaonkar & Bros., 
Vasco - da -Gama, 
Goa . 


Employers 
representatives 


Shri Vijay Chowgule, 
M /s. Chowgule & Company Ltd ., 
Chowgule House, 
Mormugao - Goa 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec , 3 ( )] 


9 . 


Shri Christopher Fonseca , 
( AITUC ), 
Secretary , 
Goa Mining Labour Wolfare Union , 
Velho s Building, 2nd Floor , 
Panaji. 


10 . 


Shri P .Gaonkar (B :M :S .), 
General Secretary , 
Gomantak Mazdoor Sangh , 
" Kamakshi Krupa" , Khadpaband , 
Ponda - Goa . 


Employees 
representatives 


11 


Shri Sitaram Mandrakar (CITU ), 
Secretary , 
All Goa General Employees Union , 
Post Box No. 90 , 
Vasco - da -Gama, 
Goa . 


Woman 
representative 


Smt. Victoria Fernaandes , 
Member ofLegislative Assembly , 
Bonder , St.Cruz , 
Ilhas - Goa, 

--- - - - 
Assistant Welfare Commissioner, 
LabourWelfare Organisation , 


Secretary 


Goa . 


2 . 


The headquarter of the Advisory Committee shall be at Panaji. 


3 . The tenure of the members, (other than ex- officio members ) shall be for a period 
of three years . 


[No. U -19012/02 /96 - W . II(C )] 
S . K . DAS , Director General (Labour Welfare)/Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Prose , Ring Road , Mayapuri, New Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 


